रजिस्ट्री संस्था डी . एल . - 33004 / 95 


| REGD . NO . D . L..-- 33004 / 95 


ग / TH 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 


भाग - 1 . 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


NATH 


स , 320 
No. 32] 


नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 1993/ फाल्गुन 1, 1916 
NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 20, 1995/PHALGUNA 1, 1916 


श्रम मंत्रालय 


संकल्प 


नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995 


संख्या यु . - 23013/ 02/ 95 - एल . इडल्यू . : - ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन ) 
अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और रिट याचिका संख्या 1472/ 1994 में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 
30- 08 - 1994 के आदेशों के अनुसरण में , केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड , चन्द्रमखी भवन 
नरीमन प्वांइट , बम्बई , महाराष्ट्र स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कैंटीन में कैंटीन कर्मकारों 
के लिए ठेका श्रम समाप्त करने के प्रपन की जांच करने के लिए एक निपक्षीय समिति गठित 
करता है । 
389 GI / 95 

( 1) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART T - SEC. I] 


2. समिति का संघटन भोर इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 


सदस्य 


( 1 ) श्री शंकर साहा, 

सचिव, यूनाइटिड ट्रेड यूनियन 
सैन्टर ( लेनिन सरणी ) 
77/ 2/ 1, लेनिन सरणी कलकत्सा 


सदस्य 


( 2 ) श्री प्रो . पी . गुप्ता , 

एक्यजीक्यूटिव डायरेक्टर , 
स्था . ( प्राई . प्रार . ), रेल मंत्रालय , रेलवे बोर्ड , 
मई दिल्ली 


सवस्य - संयोजक 


( 3 ) उप मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , 

इंडियन इन्स्टीच्यूट मॉफ वर्कर्स एजुकेशन 
कंपलैक्स , एल . बी . एस . मार्ग, कुराला (प . ) 
बम्बई-400070 


विचारार्थ विषय : 


_ " चन्द्रमुखी भवन , नरीमन प्वाइंट , बम्बई, महाराष्ट्र स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 
कैंटीन में कैंटीन कर्मकारों के लिए ठेका श्रम प्रथा का अध्ययन करना और टेका श्रम 
( विनियमन एवं उत्पादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते 
हुए इस संबंध में उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या चन्द्रमुखी भवन, नरीमन प्वाइंट , बम्बई 
स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कैंटीन में कैंटीन कर्मकारों के लिए ठेका श्रम का नियोजन 
प्रतिषित किया जाना चाहिए अथवा नहीं । " 


3. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर 
प्रस्तुत कर देगी । 


एस . एस , शर्मा, महानिदेशक ( श्रम कल्याण ) / 

संयुक्त सचिव 


[YTT 1 - - 19 1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 

New Delhi, the 20th February , 1995 
No. U - 230132/95 -LW . - In exercise of power conferred by section 5 
of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ) and 
in pursuance to the Orders of 30 - 8 - 1994 of the Hon ble Bombay High Court 
in Writ Petition No. 1472 of 1994 , the Central Advisory Contract Labour 
Board hereby constitutes a Tripartite Conimittee to go into the question of 
abolition of contract labour for canteen workers in the canteen of the Central 
Bank of India at Chandramukhi Building Narinan Point, Bombay, Maharashtra . 

2 . The composition of the Committee and its terms of reference will be as 
under = 

(1 ) Shri Shankar Saha , 

Secretary of United Trade , 
Union Centre (Lenin Sarani) 
772/ 1 , Lenin Sarani, 
Calcutta . 

- Member 
Shri O . P . Gupta , 
Executive Director , 
Estt. (IR ), Ministry of Railway , 
Railway Board , New Delhi. 

- Member 
Deputy Chiaf Labour Commissioner (Central) , 
Indian Institute of Workers 
Education Complex , Lal Bahadur Shastri 
Marg , Kurla (W ) , Bombay -400070 . 

- Member -Convenor . 
Terms of Reference : 

" To study the working of contract labour system for canteen workers 

in the canteen of the Central Bank of India at Chandramukhi, 
Building , Nariman Point, Bombay , Maharashtra and keeping in 
view of the provisions of section 10 of the contract labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 to make suitable recommendation whe 
ther or not the employment of contract labour for canteen workers 
in the canteen of the Central Bank of India at Chandramukhi, 

Building, Nariman Point, Bombay should be prohibited " . 
3. The headquarters of the Committee will be at Bombay . The Committee 
would submit its report within three months without fail. 

S , S . SHARMA , Director General (Labour Welfare ) Jt. Secy . 


( 2 ) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 , 1995 


